ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 326 राँची , शुक्रवार , 


4 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
25 जून , 2021 ( ई ० ) 


उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग । 


अधिसूचना ( संशोधन ) 

24 जून , 2021 


2 . 


संख्या : - 01 / नीति - 05-05 / 2020-1085-- विभागीय अधिसूचना संख्या 991 दिनांक 11.06.2021 द्वारा 
" झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक नियमावली , 2021 " दिनांक 01.08.2021 से सम्पूर्ण झारखंड राज्य में लागू 
होने के संबंध में अधिसूचित है । 

उक्त नियमावली के नियम 30 ( i ) में प्रावधानित है कि 
" सभी प्रकार के मदिरा की थोक बिक्री के गोदाम से संबंधित , सभी पूर्व निर्गत नियमावली , इस 
नियमावली के तहत गोदामों का संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से निरसित हो जायेंगी तथापि ऐसे 
निरसन के होते हुए भी पूर्व में लिये गये सभी निर्णय इस नियमावली के तहत समझे जायेंगे । " 

उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 991 दिनांक 11.06.2021 को संशोधित 
करते हुए प्रावधानित किया जाता है कि “ झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक नियमावली , 2021 " गजट 
अधिसूचना की तिथि 09.06.2021 से संपूर्ण झारखंड राज्य में लागू होगी । 


3 . 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


विनय कुमार चौबे , 
सचिव - सह - आयुक्त उत्पाद । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 326 50 


-- 


